रजिस्ट्री संडीएल० - 33004 /96 


REGD. NO . D.L.- 33004 /96 


सत्यमेव जयते 


भारत की राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


SACRETARIATI 


RRIAL SECRE 


भाग II - खण्ड 3-.- उप - खण्ड (1) 
PART II _ Section 3 - Sub - section (i) 


Frate . . .. . 


. 


* 


* 


HA . 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- 


सं० 364 ] 
No. 364 ] 


- . - - 
नई दिल्ली , बृहस्पतिवार , अक्तूबर 31 , 1996 / कार्तिक 9 , 1918 
NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 31, 1996/ KARTIKA9, 1918 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


वित्त मंत्रालय 
( राजस्व विभाग ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 31 सितम्बर, 1996 

सं . 54 / 96 - सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद - शुल्क ( एन. टी . ) 
सा . का . नि . 504( अ ). - केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम 1962 ( 1962 का 52 ) की धारा 75 और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक 
अधिनियम , 1944 ( 1944 का 1 ) की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं . 
37/ 95 - सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क ( एन. टी .), तारीख 26 मई, 1995 द्वारा अधिसूचित सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क वापसी नियम , 
1995 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् : -- 

1. ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क वापसी ( तीसरा संशोधन ) नियम , 1996 है । 

( 2 ) ये 1 नवम्बर, 1996 को प्रवृत्त होंगे । 
2. सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क वापसी नियम, 1995 ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है ) के नियम 13 के स्थान पर 

निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् : 
" 13. डाक से भिन्न निर्यात किए गए माल पर वापसी का दावा करने के लिए रीति और समय 
( 1 ) वापसी के लिए किसी दावे के अधीम माल के निर्यात के लिए पोत परिवहन बिल की तीसरी प्रति को वापसी के लिए फाइल किया गया 

वह दावा समझा जाएगा जो उस तारीख को फाइल किया गया हो जिसको सीमाशुल्क का उचित अधिकारी निकासी और धारा 51 के अधीन 
निर्यात के लिए माल के लदान की अनुज्ञा देने के लिए आदेश देता है तथा वह आदेश देने वाले उचित अधिकारी द्वारा वापसी का वह दावा 

प्रतिधारित किया जाएगा । 
( 2 ) वापसी के लिए उक्त दावे के साथ निम्नलिखित दस्तावेज फाइल किए जाएंगे , अर्थात् : -- 

(i ) यथास्थिति, निर्यात संविदा या प्रत्यय- पत्र की प्रति , 
( ii ) पैकिंग सूची की प्रति 
( iii ) प्ररूप ए आर - 4 की प्रति , जहां - जहां लागू हो , 
(iv ) बीमा प्रमाणपत्र, जहां आवश्यक हो , और 
( v ) वापसी की दर के संबंध में संसूचना की प्रति जहां वापसी दावा इन नियमों के नियम 6 या नियम 7 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा 

अवधारित दर के लिए है । 
2677 GI/ 96 

(1 ) 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

[ PART II - SEC. 3(i)] 
( 3 ) ( क ) यदि वापसी का उक्त दावा किन्हीं तात्विक विशिष्टियों में अपूर्ण है या उपनियम ( 2 ) में विनिर्दिष्ट दस्तावेजों के बिना है तो वह 10 

दिन के भीतर सीमाशुल्क आयुक्त द्वारा विहित प्ररूप में कभी ज्ञापन के साथ दावेदार को लौटा दिया आएगा और धारा 75क के 

प्रयोजनार्थ यह समझा जाएगा कि वह फाइल नहीं किया गया है । 
( ख ) जहां निर्यातकर्ता कमी ज्ञापन में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं का पालन करने के पश्चात् वापसी के दावे को पुनःप्रस्तुत करता है वहां वह धारा 

75क के प्रयोजनार्थ उपनियम ( 1 ) के अधीन फाइल किया गया दावा माना जाएगा । 
( 4 ) धारा 75क के अधीन दावेदार को वापसी के संदाय के लिए विहित तीन मास की अवधि की संगणना करने के लिए निर्यात माल की जांच के 

लिए गए समय में से एक मास से अधिक को अपवर्जित नहींकिया जाएगा । " 
3. उक्त नियमों के नियम 15 में , 
( i ) उपनियम ( 1 ) में , परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अन्त: स्थापित किया आएगा, अर्थात् : - . 

" परन्तु यह और कि तीन मास की पूर्वोक्त अवधि निम्नलिखित द्वारा बढ़ाई जा सकती है 
( क ) सहायक सीमाशुल्क आयुक्त द्वारा तीन मास की और अवधि तक ; और 
( ख ) सीमाशुल्क आयुक्त द्वारा १ मास की और अवधि तक; अपना यह समाधान होने पर कि निर्यातकर्ता तीन मास की पूर्वोक्त 

अवधि के भीतर अपना अनुपूरक दावा फाइल करने से पर्याप्त कारणवश निवारित हुआ था । "; 
( i ) उपनियम ( 4 ) में खंड ( ख ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् : 
( ख ) " जहां निर्यातकर्ता कमी ज्ञापन में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं का पालन करने के पश्चात् अनुपूरक दावा पुनः प्रस्तुत करता है वहां 

धारा 75क के प्रयोजनार्थ उसे उपनियम ( 1 ) के अधीन फाइल किया गया समझा जाएगा । " 
4. उक्त नियमों के नियम 18 में , उपनियम ( 2 ) में खंड ( ग ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-- 

विनिर्माता या निर्यातकर्ता ने सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क वापसी ( तीसरा संशोधन ) नियम, 1996 के प्रारम्भ 
से पूर्व कोई मालनिर्यात किया है और वापसी के संदाय के लिए कोई दावा फाइल नहीं किया है , या उसके द्वारा फाइल 
किया गया दावा किन्हीं कमियों के पालन के लिए उसे वापिस कर दिया गया है, वहां ऐसा विनिर्माता या निर्यातकर्ता वापसी 
के दावे के अन्तर्गत माल के निर्यात के लिए पोत परिवहन बिल की तीसरी प्रति के रूप में अपना दावा 30 जून , 1997 तक 
नियम 13 के ठपनियम ( 1 ) में विहित दस्तावेजों के साथ फाइल कर सकता है और वह उस नियम के अधीन फाइलकिया 
गया दावा समझा जाएगा । " 


[ फा. सं. 609/ 256 / 96 - डी बी के ] 

के , चोपड़ा, अवर सचिव 


MINISTRY OF FINANCE 
( Department of Revenue ) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 31st October , 1996 
No. 54 /96 - CUSTOMS & CENTRAL EXCISE (NT) 


G .S. R . 504 (E ). - In exercise of the powers conferred by section 75 of the Customs Act , 1962 (52 of 1962 ) and section 
37 of the Central Excise Act , 1944 (1 of 1944 ), the Central Government hereby makes the following further amendments in the 
Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1995, notified by the Government of India in the Ministry of Finance 
(Department of Revenue ) vide Notification No. 37 /95 - Customs and Central Exercise (NT), dated the 26th May, 1995 , 
namely :-- 
1. (1) These rules may be called the Customs and Central Excise Duties Drawback ( Third Amendment) Rules, 

1996 . 
(2 ) They shall come into force with effect from 1st day of November, 1996 . 
2. For rule 13 of the customs and Central excise Duties Drawback Rules, 1995 ( hereinafter referred to as the said 

rules ) the following shall be substituted , namely :-- - 
“ 13 . Manner and time for claiming drawback on goods exported other than by post 
( 1) Triplicate copy of the Shipping Bill for cxport of goods under a claim for drawback shall be deemed to be a 

claim for drawback filed on the date on which the Proper officer of Customs makes an order permitting 
clearance and loading of goods for cxportation under Section 51 and said claim for drawback shall be 

retained by the proper officermaking such order. 
( 2 ) The said claim for drawback should be accompanied by the following documents, namely : 

(i) copy of export contract or letter of credit, as the case may be, 
( ii) copy of packing list, 


[ 17 II - G75 3 ( 1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


(ü ) copy of AR 4 Form , wherever applicable , 
(iv ) insurance certificate , wherever necessary , and 
(v ) copy of communication regarding rate of drawback where the drwback claim is for a rate determined 

by the Central Government under rule 6 or rule 7 of these rules, 
(3 ) (a ) If the said claim for drawback is incomplete in any material particulars or is without the documents 

specified in sub - rule (2), shall be returned to the claimant with a deficiency memo in the form 
prescribed by the Commissioner of Customs within 10 days and shall be deemed not to have been 

filed for the purpose of section 75A , 
(b ) where the exporter resubmits the claim for drawback after complying with the requirements specified 

in the deficiency memo, the samewill be treated as a claim filed under sub -nule ( 1) for the purpose of 

section 75A . 
(4 ) For computing the period of three months prescribed under section 75A for payment of drawback to the 

claimant, the time taken in testing of the export goods, notmore than one month , shall be excluded." 
3 . In rule 15 of the said rulcs, 
(i) in sub - rule (1), after the proviso , the following proviso shall be inserted , namely : 

" Provided further that the aforesaid period of three months may be extended by - 

(a ) the Assistant Commissioner of Customs, by a further period of three months, and 
(b ) the Commissioner of Customs, by a further period of 9 months, on being satisfied that the exporter was 
· prevented by sufficient cause from filing his supplementary claim within the aforesaid period of three 

months." ; 
( ii ) in sub - rule (4 ), for clause (b ), the following clause shall be substituted , namely - 

(6 ) " where the exporter resubmits the supplementary clairo after complying with the requirements speci 

fied in the deficiency memo, the samewill be treated as a claim filed under sub - rule (1) for the purpose 

of section 75A ." 
4 . In rule 18 of the said rules, in sub - rule (2 ), for clause (c ) the following clause shall be substituted , namely :-- 

" (c ) where a manufacturer or exporter has exported any goods before the commencement of the Customs 

and Central Excise Duties Drawback ( Third Amendment) Rules , 1996 and has not filed any claim for 
payment of drawback or the claim filed has been returned to him for complying with any deficiencies, 
such manufacturer or exporter may file his claim in the form of triplicate copy of Shipping Bill for 
export of goods under a claim for drawback alongwith documents prescribed in sub -rule ( 1) of rule 13 
by 30th June, 1997 and the same shall be deemed to be a claim filed under that rule." 


[F .No. 609 /256 / 96 -DBK ] 
K . CHOPRA , Under Secy . 


FOOT NOTE : The principal notification was published in the Gazette of India vide GSR 441 (E ) dated the 26th May, 
1995 and amended vide GSR 643 (E ) dated the 18th September, 1995 ,GSR 689 (E ) dated the 20th October , 1995 , GSR 781(E ) 
dated the 6th December , 1995 and GSR 139( E ) dated 20th March , 1996 , 


Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi-110064 

And Publishod by the Controller of Publications, Delhi- 110054 - - 1996 


